रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.-33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I - खण्ड 1 
PARTI - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, बुधवार , मई 17 , 2000 / वैशाख 27, 1922 
NEW DELHI , WEDNESDAY , MAY 17, 2000 /VAISAKHA 27, 1922 


सं . 97 ] 
No . 971 


- 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्यविभाग ) 
( बजट प्रभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 17 मई, 2000 
भारत सरकार 10.79 प्रतिशत सरकारी स्टॉक , 2015 की टैप पर बिक्री 

एफ . सं. 4( 7 ) - डब्ल्यू. एण्ड एम./ 2000. - भारत सरकार एतदद्वारा 10. 79 
प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2015 की बिक्री अधिसूचित करती है । यह बिक्री इस 
अधिसूचना (जिसे विशिष्ट अधिसूचना कहा गया है ) में उल्लिखित शर्तों के साथ ही 
भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या 4 (7) - डब्ल्यू. एण्ड. एम ./ 99 दिनांक 5 
अप्रैल, 1999 द्वारा यथा संशोधित साधारण अधिसूचना संख्या 4 (2)- डब्ल्यू . एण्ड. एम ./ 97 
दिनांक 1 अप्रैल, 1997 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन की जाएगी । 


निर्गम की विधि 


2. (i) स्टॉक भारतीय रिजर्वबैंक, फोर्ट, मुंबई-400001 द्वारा बेचा जाएगा । विधिवत् 

भरे गए आवेदन -पत्र को उस पर भुगतान राशि सहित उक्त कार्यालय में बैंकिंग 
कार्यावधि के दौरान जमा किया जाना चाहिए । टैप पर बिक्री 19 मई , 2000 से 
बैंकिंग कार्यावधि के दौरान होगी । भारतीय रिजर्व बैंक को 19 मई, 2000 को 
अथवा इसके पश्चात् किसी भी समय बिक्री बंद करने का अधिकार होगा, यदि वह 
भारत सरकार की उधार आवश्यकताओं तथा उक्त तिथि को पहले से ही प्राप्त 
अभिदान को ध्यान में रखते हुए ऐसा उपयुक्त एवं आवश्यक समझता है । 


1397 GI/ 2000 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I -~~ SEC . 1 ] 


- - 


3 


(ii ) भारतीय रिजर्व बैंक को बिक्री बंद करते समय किसी भी अथवा सभी आवेदन 
पत्रों को , यदि वह ऐसा करना उपयुक्त समझता है, बिना कोई कारण बताए पूर्ण 
अथवा आंशिक रूप से स्वीकार अथवा रद्द करने का विवेकाधिकार होगा । 


(iii) अधिक अभिदान के कारण यदि आंशिक आवंटन किया जाता है , तो भारतीय 
रिजर्व बैंक द्वारा संबंधित अभिदाताओं को अतिरिक्त अभिदान यथाशीघ्र लौटा दिया 
जाएगा तथा लौटायी गई राशि पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा | 


निर्गम मूल्य 


3. 10 .79 प्रतिशत सरकारी स्टॉक , 2015 को सममूल्य अर्थात् 100 . 00 रुपए प्रतिशत 
पर जारी किया जाएगा । 


स्टॉक के लिए भुगतान : 


4. आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र साथ स्टॉक के लिए भुगतान नकद अथवा भारतीय 
रिजर्व बैंक मुंबई में आहरित चैक अथवा बैंकर्स प्रेषणादेश द्वारा किया जाएगा | भुगतान 
में सरकारी स्टॉक की अवधि के आरम्भ होने की तारीख से आवेदित स्टॉक के नामिनल 
मूल्य पर उपगत ब्याज शामिल होगा | 


अवधि 


5. स्टाक पंद्रह वर्ष की अवधि का होगा, जिसकी गणना 19 मई ,2000 से की 
जाएगी । 


ब्याज 


6. स्टॉक की अवधि प्रारंभ होने की तिथि से स्टॉक के नामिनल मूल्य पर 10. 79 
प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा तथा इसका भुगतान अर्धवार्षिक रूप से 19 
नवम्बर तथा 19 मई को किया जाएगा | 
वापसी- अदायगी की तारीख 


7 . स्टॉक की वापसी- अदायगी 19 मई, 2015 को सममूल्य पर भारतीय रिजर्व बैंक 
के उस लोक ऋण कार्यालय में की जाएगी, जहां वे वापसी - अदायगी के समय पंजीकृत 

धीरेन्द्र स्वरूप, संयुक्त सचिव ( बजट ) 


[ 471 1 - 15 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs ) 

(Budget Division ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 17th May, 2000 
Sale of Government of India 10.79 per cent Government Stock , 2015 on tap 


No. 417 ) - W & M / 2000 . - Government of India hereby notifies sale of 10 .79 per cent 

Government Stock , 2015 . The sale will be subject to the terms and conditions spelt 
out in this notification ( called “ Specific Notification ) as also the terms and conditions 
specified in the General Notification No. 4 ( 2 ) - W & M / 97 dated 18 April, 1997 issued 
by Government of India as amended by Notification No. 4 (7 )- W & M / 99 dated 5th 
April, 1999. 


Method of Issue 


2 .(i) The Stock will be sold through the Reserve Bank of India , Fort, Mumbai - 400 
001. Application form duly filled in together with payment therefor should be 
submitted to the aforesaid office during banking hours . The sale will be on tap during 
banking hours from May 19 , 2000 . Reserve Bank of India reserves the right to close 
the sale at any time on or after May 19 , 2000 , if it deems it appropriate and necessary 
to do so having regard to the borrowing requirement of the Government of India and 
subscriptions already received on the said date . 


(ii) Reserve Bank of India will have the discretion to accept or reject any or all 
applications either wholly or partially if it deems it appropriate to do so , without 
assigning any reason at the time of closure of sale . 
(iii) If partial allotment is required to be made due to over subscription , the excess 
subscription will be refunded by the Reserve Bank of India to the respective 
subscribers as soon as possible and no interest will be paid on the amount so refunded . 


Issue Price 


3. 10 .79 per cent Government Stock , 2015 will be issued at par i.e. at Rs. 100.00 
per cent. 


Payment for the Stock 


4 . Payment for the Stock along with the application shall be made by the 
applicant in cash or by cheque drawn on Reserve Bank of India, Mumbai or by 
Banker s pay order. The payment will include accrued interest on the nominal value 
of Stock applied for, from the date of commencement of tenure of the Stock . 


Tenure 


The Stock will be of fifteen - year tenure , which will be reckoned from May 19 , 


5 . 
2000 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 - SEC . 1] 


Interest 


6 . Interest at the rate of 10 . 79 per cent per annum will accrue on the nominal 
value of the stock from the date of commencement of tenure of the Stock and will be 
payable half- yearly on November, 19 and May , 19 . 


Date of Repayment 
7 . The Stock will be repaid at par on May 19 , 2015 at the Public Debt Office of 
the Reserve Bank of India at which they are registered, at the time of repayment. 


D . SWARUP , Jt. Secy. ( Budget) 


Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 


